रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


TREAKIA 


भाग II - खण्ड ३ --- उप- खंड ( ii ) 
PART II - Section 3.-- Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- - 


सं० 341 ] 
No. 341 ] । 


नई दिल्ली, सोमवार, जून १, 1997 / ज्येष्ठ 19, 1919 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 9 , 1997 / JYAISTHA 19, 1919 


% 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्वविभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, १ जून , 1997 

आय स्वेच्छया प्रकटन नियम , 1997 
का . आ . 436( अ ).. - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम, 1997 ( 1997 का 26 ) की धारा 77 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयागे करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय स्वेच्छया प्रकटन नियम, 1997 है । 

( 2 ) ये 1 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं.---- इन नियमों में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,- - 

( क ) " स्कीम " से अभिप्रेत है वित्त अधिनियम , 1997 में अध्याय 4 के अधीन विनिर्दिष्ट आय स्वेच्छया प्रकटन स्कीम, 1997 ; 
( ख ) " प्रलप " से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ; 
( ग ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और वित्त अधिनियम , 1997 ( 1997 का 26 ) 

के अध्याय 4 के अधीन स्कीम में परिभाषित हैं , क्रमश. वही अर्थ होंगे जो उस स्कीम में उन्हें समनुदिष्ट हैं । 
3. धारा 65 के अधीन घोषणा का प्ररूप और स्वेच्छया प्रकट की गई आय की बाबत ऐसी घोषणा के सत्यापन की रीति 

स्वेच्छया प्रकट की गई आय के संबंध में स्कीम की धरा 65 की उपधारा ( 1 ) के अधीन घोषणा इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगी और 
उसमें उपदर्शित रीति से वह सत्यापित की जाएगी । 

प्ररूप 
आयशापा प्रकटन 


a 


. . 


नयम 3 देखिए) 
१ ॥ स्वच्छया प्रकटन की बाबत वित्त अधिनियम , 1997 की धारा 
65 की उपधारा ( 1 ) के अधीन घोषण का प्ररूप 

(1 ) 


1455 GI/ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


- 


- 


सेवा में , 

आय- कर आयुक्त, 
महोदय/ महोदया , 

मैं वित्त अधिनियम , 1997 की धारा 65 की उपधारा ( 1 ) के अधीन घोषणा करता हूं/ आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं : -- 
1. घोषणाकर्ता का माम ( स्पष्ट अक्षरों में ) - -- - -- - -- - - - - -- - - -- 

पता : कार्यालय-- - - - - --- - -- - - - -- - - --- - - - ..- -. - -.. .- - - - - - 
- -- - - - - - - --- - - - - -- --- - -- - -- - - - - - - - -- 

- - . . - टेलीफोन सं .-- - -..-. . 
निवास - -- - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - ---- 

- - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- .. 

---- -- - - - ----- - टेलीफोन सं. - - - - - - - 
3. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति - .-- -- - - - - -- - - - - - - - 

_ .. . - - - ... . 
( लिखिए कि वह व्यक्ति है , हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, फर्म, कंपनी आदि है ) 
( क ) क्या वह आय- करनिर्धारिती है - - - - - --- ------ -- - - - - - - - - 
( ख ) यदि हां , उस आय- कर रेंज/ सर्किल/ वार्ड का नाम लिखें जहां उसका अंतिम निर्धारण हुआ है -- - -- - 
( ग ) स्थायी लेखा सं . ( यदि आबंटित हो )/ जी . आई आर. संख्या 
( यदि कोई हो ) - -- -- - - - - - -- - --- ---- - - 

-- - - - - - - - -- -- - - 
5. स्वेच्छा से प्रगट की गई आय का विवरण 
क्रम घोषित आय 

निर्धारण वर्ष 

यदि आप नकद ( बैंक निक्षेप सहित ) आभूषण टिप्पण 
सं. की राशि जिससे /जिनसे आय 

सोना चांदी शेयरों में विनिधान, अन्य व्यक्तियों 
संबंधित है 

से शोध्य ऋण, वस्तु, या कोई अन्य आस्तियां के 
रूप में बताई गई है । 
आस्ति किसके नाम में रखी गई है 
का वर्ण- 1 

राशि रु. 
2 

56 
स्वेच्छया से घोषित आय की कुल राशि............................................... 
उस पर संदेय आय कर. 
( कंपनी और फर्मों की दशा में 35 % की दर से और अन्य मामलों में 30 % की दर से ) 
घोषणा की तारीख को या उससे पहले संदत्त आय कर........... 
( संदाय का सबूत संलग्न करें )............... ....................... ..... .. .... ...... 
अतिशेष संदेय कर...... 
क्या स्वेच्छा से घोषित आय की राशि लेखा पुस्तकों या किसी अन्य अभिलेख में जमा किया गया है । 

हां / नहीं 
( यदि हां तो सुसंगत प्रविष्टियों की दूसरी प्रति संलग्म करें ) 

सत्यापन 

........... पुत्र/ पुत्री/पत्नी.................. 
( साफ अक्षरों में नाम ) 

( पिता/ पति का नाम ) 
सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि 

( क ) इस घोषणा में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम. ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही और पूर्ण है ; 
( ख ) निर्धारण वर्ष/वर्षों के संबंध में मेरी अपनी आय के अतिरिक्त जिनके संबंध में घोषणा की गई है अन्य व्यक्तियों की आय 

जिसके संबंध में मुझ पर कर प्रभारीय है और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे द्वारा धारित आस्तियों से प्रादभूत या 
उद्भूत आय, जिसके लिए मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा था । 
इस स्कीम के आरंभ होने के पहलं उस आय को विवरणी में प्रकट करने में असफल रहा था / जो निर्धारण जिसका अन्यथा 

निर्धारण नहीं हो पाया था , वह भी इस घोषणा में प्रगट कर दी गई है । 
( ग ) किसी अन्य व्यक्ति की आय जिसके संबंध में मुझ पर टैक्स प्रभार्य नहीं है इस घोषणा में सम्मिलित नहीं की गई है । 
मैं यह और घोषित करता/ करती हूं कि मैं यह घोषणा मेरी...... ................ के रूप में कर रहा/रही हूं और यह कि मैं इस घोषणा को 

( पदाभिधान ) 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . . . 


+ 14 . 1 4 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ 


+1 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


4 


+1 


1 


. 


। 


- 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 1 


4 


. 


. 


. 


+ 


. 


. . . . . . . . . . . . + + 11 . . . . . . . . . . + + + + + 


+ + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. . . . . . . . . . . . . । । 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . + + + + . . . . . . . . 


. . . + + + . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . + + 


+ - + - + 


[ भाग - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - 


करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ । 


. . . . . . . . . . . . . 


. . . . 


. . + + + + + + 


+ + 


+ + + . . . 


. . . . . . . 


( हस्ताक्षर ) 


स्थान : 


तारीख : 


जो लागू न हो उसे काट दें । 


* यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् पृष्ठ लगाए जा सकेंगे । जहां स्वेच्छा से घोषित आय एक से अधिक निर्धारण 
वर्षों से संबंधित है वहां प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध मे आय पथक रूप से उपदर्शित की जा सकेगी । 


आभूषण की प्रत्येक घोषणा के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से घोषित आभूषण के विवरण सहित, एक प्रमाण पत्र देना होगा । यदि आभूषण की 
घोषणानिर्धारण वर्ष 1987 - 88 से पूर्वनिर्धारण के संबंध में है तो ऐसे आभूषण की 1 - 4 - 87 को कीमत बताई जाएगी । 


[ अधिसूचना सं . 10373/ फा . सं . 142/ 47/ 97 - टीपीएच ] 


आर. एन. दास, निदेशक 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th June, 1997 


The Voluntary Disclosure of Income Rules, 1997 
S . O . 436 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) of section 77 of the Finance Act, 1997, 
(26 of 1997), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement. — (1 ) These rules may be called the Voluntary Disclosure of Income Rules, 1997; 


(2 ) They shall come into force on the 1st day of July, 1997 . 


2. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires - 
(a ) " the Scheme" means the Voluntary Disclosure of Income Scheme, 1997 , specified under Chapter IV in the Finance 

Act, 1997; 
(b ) " Form " means the Form annexed to these rules; 


( c ) All other words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defincd in the Scheme under 

Chapter IV of the Finance Act, 1997 (26 of 1997), shall have the samemeanings respectively assigned to them in that 
Scheme. 


3 . Form of declaration under section 65 and manner of verification of such declaration in respect of voluntarily 
disclosed income. - The declaration under sub - section ( 1) of section 65 of the Scheme in respect of voluntarily disclosed 
income shall be in the Form annexed to these rules and shall be verified in the manner indicated therein . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II 


SEC. 3 ( ü )] 


Form 
F oluntary Disclosure of Income 

See rule 3) 
Form of Declaration under sub -section (1) of section 65 of the Finance Act, 1997 in respect of 

Voluntary Disclosure of Income 


To 


The Commissiner of Income-tax 


+FTIIIIIIIIIIT-T-IIIIIIIIIIIIIIIIIIT 


Sir/Madam , 

I hereby make a declaration under sub -section (1) of section 65 of the Finance Act , 1997 . 
I give below the necessary particulars : 
1. Name of the declarant . ........... 

(in block letters) 
2. Address : Oflice ....... 


III . 


III . 


LIIIIIIIIII . 


- TIFTERIIIIII . . - - - 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIT-ITETTIIIIIIIII 


-TTTIIIIIIIIIIII 


"""""***-TIPPINE 


" 


*-*""" 


............. Telephone No... 


TIRLIT - F - 

T 


H IRI . . 


IFTTTTIIIIIIIIIII 


Residence..... 


.. ............... 


LIIAŁA 


- - FITIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIII 


II . III. IT- T - ILTILFEFIILIL- - 


. . . . TATTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . - II . 


IIIIIIIIIIII 


............... . . ....... Telephone No.......................... 
3 . Status of the declarant............. 

( State whether individual, 
Hindu undivided family , 

firm , company etc .) 
4 . (a) Whether assessed to income-tax .. 
(b) If so, name of Income tax Range/. 

Circle/Ward where last assessed 


. . . - LTLTTTTTTTTTIIIIIIIIII + - 


L 


. T 


. I . 


. . IT 


R 


I 


ITILI 


NA - T 


-IIIIIIIIIIII - - - 


IIIIIII - + - LITE 


I . JIIIIIIIIIIILIPPIIIII . . . . I - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - IF 


TILFILEREIKEI . TLIETTIILFI . 


II . . TETIT 


-.. var .. .. ........ ................. ... .... 
(c ) Permanent Account Number ( if allotted )/G .I.R . Number (if any) 


SEE--ITTITITIFIIIIIIIIIIIT-T-IIIFTIFIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIII 


" 


IIIIIILI-:+ITTIFIT 


..... ... . 


. . ........ 


HITUL 41 . . 111 4 - IIIIIIETOLIITOLLELLI . 

IT 


HILLI- + - + - TEILIFIKIRI . - IIETEIERIUTIER 


- TITRITILL 


5 . Statement of voluntarily disclosed income 


Remarks 


Serial 

No. 


Amount of 

income 
declared 


* Assessment 

year(s) of 
which the 
income relates 


If the income is represented by cash 
( including bank deposits ), jewellery, bullion , 
investment in shares, debts due from other persons, 

commodities or any other assets.* 


Amount 


Description of 

asset 

4 


Name in 
which held 

5 


Rs. 


- - - 


- 


1 


2 


- 


- 


- 


[ 4TT I- 495 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TITLE - LIILTELI - IIIIIIIIIII - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 


VII ILUER HAROITTELULIITTIT4. HIIR 


- HEILIULUI- LIITILLITI TITULLIII . - I - 

III . 


6 . Total amountof voluntarily disclosed incomc... .. 
7. Income tax payable thereon ........ . 

( @ 35 % in the case of companies and firms and @ 30 % in the case of others ) 
8 . Income-tax paid on or before the date ofdeclaration 

(Attach proof ofpayment) 


. . . DILETELTIIIIIIIIIIIII . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


. . . HIETT - - - LEIT . III 


+ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


III - IIIIIIIIFTTTTTIIIIIIIIIII - TT . IIIIIIIIIIIIIIIII . 


IITT - . . . . AIIIIIITT + 


9. Balance tax payable ..... 
10 . Whether the amount of the voluntarily 

disclosed income has been credited in the 
books of account or any other record 
( If so , attach copies of the relevant entries in duplicate ) 


Yes/No 


VERIFICATION 


FT - ALIIIII 


- IIIIIIIIIII 


ITFIT + FLIIIIIIIIIIIIIIIIIITT 


.....son/daughter /wife of Shri. .. 
(name in block letters ) 

( name of father/husband) 
solemnly declare that 

(a ) the information given in this declaration is correct and complete to the best ofmy knowledge and belief , 
(b ) in addition to my own income in respect of the assessment year(s) for which the declaration is made, incomeof other 

persons in respect ofwhich I am chargeable to tax and income accruing or arising from assets held by me through any 
other person , for which I had failed to furnish a return under section 139 of the Income-tax Act, 1961/which I had 
failed to disclose in a return of income furnished by me before the commencement of the Scheme/which has other 

wise escaped assessment, has also been disclosed in this declarationtt ; 
(c ) the income of any other person in respect of which I am not chargeable to tax has not been included in this declara 

tion . 


I further declare that I am making this dcclaration in my capacity as..... 


IEEEIHEITETTEL 


(designation ) 


and that I am competent to make this declaration and verify it. 


LEIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4 


(Signature ) 


IIIIIIIIIIIII " 


Place 
Date .. 


- I . IIIIIIIIIIIII 


* Score out whichever is not applicable. 

If space provided is insufficient separate enclosure may be used for the purpose. Where the voluntarily disclosed 
income relates to more than onc assessment year, incomo in respect of each assessment year may be indicated sepa 

rately . 
# Every declaration of jewellery shall be accompanied by a certificate from a registered valuer setting forth the particu 

lars of the jewellery declared . If the declaration of jewellery is in relation to an assessment year prior to assessment 
year 1987 - 88 , the value of such jewellery as on 1. 4. 87 is to be furnished . 


1455h, 1972 


Nofification No. 10373 /F . No. 142 /47 /97 - TPL ] 

R . N . DASH , Director, 
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications , Dolhi- 110054 - 1997 


